-230 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 14, 2006 ( PHGN. 23, 1927 SAKA ) 


[ PARTI 


उद्योग विभाग 


दिनांक 24 फरवरी, 2006 


: क्र ० संख्या/रिक/ 466.--- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 27 अगस्त, 2004 को नोटिस 
दिया गया था , जिसमें उक्त श्री भल्ले राम को 700/- + 474/ - रुपए की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 3 अगस्त, 1978 से अन्तिम 
अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 
700 /- + 474/ - रुपए की राशि 3 अगस्त, 1978 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त श्री भल्ले राम से 
देय और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्ज की वसूली की जा सकती है । 


श्री भल्ले राम 

हरिजन 

पुत्र 

श्री रिमाल सिंह , गांव व डा ० निडाना, तहसील जीन्द, जिला जीन्द 


सम्पत्ति की अनुसूची 


1. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुकडेबिट, मशीनरी व अन्य यन्त्र । 


-. 


2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत । 


3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत 


( हस्ता ०) .., 

महाप्रबन्धक , 
जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द । 


40583 - C.S.E.G.P., Chd. 


. 


